शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 2 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2019 - पौष 21, शक 1940 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 27 दिसम्बर 2018 


क्रमांक ई 1-01/ 2018/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री रीता शांडिल्य, भा.प्र.से. ( 2002 ), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव , सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, पंचायत 
एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है . 


2 . श्री नीलम नामदेव एक्का, भा.प्र.स. ( 2005 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण को उनके वर्तमान कर्तव्यों 
के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, ग्रामोद्योग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अतिरिक्त 
प्रभार सौंपता है . 


17 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


18 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


रायपुर , दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


क्रमांक ई 1-01/2018/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. के. कुजूर , भा.प्र.से. ( 1986 ) कृषि उत्पादन आयुक्त तथा अतिरिक्त 
प्रभार अपर मुख्य सचिव, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ 
साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


श्री एस . के. कुजूर , द्वारा अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ . कमल प्रीत सिंह , 
भा.प्र.से. ( 2002 ), सचिव, वित्त विभाग तथा पेंशन निराकरण समिति के कार्य, सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, सचिव , सामान्य प्रशासन 
विभाग, सचिव, वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग, आयुक्त, आबकारी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक , 
छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन केवल सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा. 


2 . 


श्री गौरव द्विवेदी , भा.प्र.से. ( 1995 ), सचिव, मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, जनसंपर्क विभाग, सचिव, स्कूल शिक्षाविभाग 
तथा अध्यक्ष, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, सचिव, खनिज संसाधन विभाग तथा सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उनके 
वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ( रेल लाईन परियोजनाओं के कार्य 
हेतु ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


3. 


श्री पी . व्ही . नरसिंह राव, भा.व.से. ( 1987 ) की सेवाएं वन विभाग को तत्काल प्रभाव से वापस लौटाई जाती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अजय सिंह , मुख्य सचिव . 


रायपुर , दिनांक 28 दिसम्बर 2018 


क्रमांक ई 7-03/ 2007/ एक - 2.- श्रीमती आर. शंगीता, विशेष सचिव, मंत्रालय को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियम, 1955 
के नियम -18( D ) अनुसार दिनांक 01-01-2019 से दिनांक 31-01-2020 तक 396 दिवस का शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता 
है. साथ ही उक्तावधि में यू.एस.ए. में निवास करने की अनुमति भारत सरकार , कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 
11019/ 06/ 2001 - AIS-III , दिनांक 05-12-2007 के तहत निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है 


: 


1 . 


उक्त अवकाश के पश्चात् आप अपने कार्य पर उपस्थित होंगी. 


2 . 


उक्त अवकाश अवधि में आप विदेश प्रवास के दौरान विदेश में किसी प्रकार का व्यवसाय/ नौकरी नहीं करेंगी. 


3 . 


उक्त प्रवास हेतु भारत सरकार के संबंधित विभाग/ मंत्रालयों से, यदि किसी अनुमति की आवश्यकता हो , तो वांछित 
अनुमतियां आप स्वयं प्राप्त करेंगी. 


2 . अवकाश काल में श्रीमती आर. शंगीता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलते थे. 


3 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आर. शंगीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जीवन सिंह राजपूत , उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019 


19 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 5-1/2014/11/6. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01-07-2015 द्वारा श्री छगन लाल मुंदड़ा, को छत्तीसगढ़ 
स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड , रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था . 


2 . 


श्री छगन लाल मुंदड़ा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड , रायपुर द्वारा उक्त पद से दिनांक 
12-12-2018 को स्वेच्छा से त्यागपत्र प्रेषित किया गया है. विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री छगन लाल मुंदड़ा का त्याग पत्र दिनांक 
12-12-2018 से स्वीकृत करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलेश बंसोड़ , अवर सचिव. 


गृह ( पुलिस ) विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 1-06 / 2018/ दो - गृह / भापुसे - राज्य शासन एतद्द्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस 
सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है : 


क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


वर्तमान पदस्थापना 

( 3 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


01 . 


श्री डी.एम. अवस्थी 
भापुसे -1986 


विशेष महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन / 
एस.आई.बी. एवं प्रबंध संचालक , 
पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन का 
अतिरिक्त प्रभार. 


वर्तमान कार्य के साथ - साथ महानिदेशक 
ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी. का अतिरिक्त प्रभार. 


02. 


श्री संजय पिल्ले 
भापुसे-1988 


महानिदेशक प्रशिक्षण एवं अतिरिक्त 
प्रभार छसबल / एस.टी.एफ./ प्रशासन 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर . 


विशेष महानिदेशक गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय , 
रायपुर. 


03. 


श्री मुकेश गुप्ता 


महानिदेशक , ईओ.डब्ल्यू . एवं ए.सी.बी. 
रायपुर . 


विशेष पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, 
रायपुर. 


भापुसे -1988 


04. 


श्री अशोक जुनेजा 
भापुसे -1989 


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता, 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर . 


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण , एवं 
छसबल/ एस.टी.एफ./ प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , 
रायपुर का अतिरिक्त प्रभार. 


20 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 19 दिसम्बर 2018 


क्रमांक एफ 1-07/ 2018/ दो - गृह / भापुसे - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. एन. उपाध्याय, भा.पु.से. ( 1985 ) पुलिस महानिदेशक, 
छ.ग. एवं अध्यक्ष, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, छ.ग. , रायपुर को अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक , पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, छ.ग. रायपुर के पद 
पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है . 


. 


2 . 


श्री डी. एम. अवस्थी, भापुसे ( 1986 ) विशेष महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन/ 

/एस.आई.बी. एवं प्रबंध संचालक , पुलिस हाउसिंग 
कार्पोरेशन तथा महानिदेशक, ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी. का अतिरिक्त प्रभार, रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से 
पुलिस महानिदेशक , छ.ग. ( पुलिस बल प्रमुख ) का चालू कार्यभार सौंपा जाता है. 


3 . 


श्री ए. एन. उपाध्याय, भापुसे ( 1985 ) द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक , पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन, छ.ग. रायपुर का कार्यभार ग्रहण 
करने पर श्री डी . एम. अवस्थी, भापुसे ( 1986 ) केवल प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन , छ.ग. के कार्यभार से मुक्त होंगे. 


4 . 


उपरोक्त आदेश पर विधिवत समन्वय में अनुमोदन प्राप्त है . 


5 . 


राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम 2007 के नियम -11 के तहत अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक , पुलिस हाउसिंग 
कार्पोरेशन, छ.ग. के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय पुलिस सेवा के महानिदेशक ग्रेड ( एपेक्स स्केल ) के वेतनमान के पद 
के समकक्ष घोषित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

लीना कमलेश मंडावी, उप - सचिव. 


विधि एवं विधायी कार्य विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 17 दिसम्बर 2018 


क्रमांक 12116/325/21 - ब/ 2018.- भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम , 1872 ( क्र . 15 सन् 1872 ) की धारा -6 तथा 9 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, धर्म - कर्म कराने वाले ( मिनिस्टर ऑफ रिलीजन ) रेव्ह. निखिल पॉल , चर्च ऑफ 
खाईस्ट, मिशन इन इंडिया को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में : 

विवाह अनुष्ठापित कराने और 


, 


1 . 


2 . 


भारतीय क्रिश्चियनों ( ईसाईयों ) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण - पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के 
लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है . 


No. 12116 / 325 /21 - B / 2018. — In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian 
Marriage Act , 1872 ( No. 15 of 1872 ), the State Government , is hereby, pleased to grant license to ( Minister of 
Religion ) Rev. Nikhil Paul, Church of Christ , Mission in India for District Bilaspur of Chhattisgarh State :: 

1 . to Solemnize Marriage ; and 


2 . 


to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019 


21 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा 

प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 01 दिसम्बर 2018 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये ) 


क्रमांक / 18294/ क/ भू - अर्जन /16 अ 82 / 2017-18. भूमि - अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् : 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


ग्राम / नगर 

( 3 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


कोरबा 


करतला 


जोगीपाली 


1.397 हे. 


रामपुर - जोगीपाली - मदवानी मार्गनिर्माण 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 12-01-2019 को समय 
12.00 बजे से स्थान ग्राम जोगीपाली नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


1 . 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


रामपुर - जोगीपाली - मदवानी मार्गनिर्माण , 


2 . 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


09 


3 . 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


निरंक 


4 . 


निरंक 


- 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


5 . 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या . 


6 . 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 


7 . 


हां 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


8 . 


परियोजना की कुल लागत 


लाख 


9 . 


परियोजना से होने वाले लाभ 


आवागमन की सुविधा हेतु 


10 . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
संभावित उपाय किये जा रहे है. 


11 . 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि / समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


22 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 जनवरी 2019 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बस्तर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं आपदा 

प्रबंधन विभाग 


बस्तर, दिनांक 17 दिसम्बर 2018 


क्रमांक / क/ भू - अर्जन/01/ अ -82/2017-18.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 2 ) के तहत् यह घोषित किया जाता है कि ग्राम डिलमिली तहसील दरभा की निजी भूमि अर्जन से 
प्रभावित खातेदार /परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे. 


क्र . 


पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव 


क्या उपलब्ध कराया गया है, यदि उपलब्ध कराया 

गया है, तो ब्यौरा दें 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


विस्थापन की दशा में मकान इकाईयों की व्यवस्था 


लागू नहीं होता. 


2 . 


भूमि के लिये भूमि 


लागू नहीं होता. 


3. 


विकसित भूमि के लिये प्रस्थापना 


लागू नहीं होता. 


4 . 


वार्षिक या नियोजन का विकल्प 


छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 
निर्देश क्रमांक एफ -7-4/ सात -1/ 2015/दिनांक 29-08 
2016 में निहित निर्देश/ प्रावधान अनुसार भू - अर्जन 
अधिनियम 2013 की अनुसूची “ दो ” की कंडिका-4 
का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार / परिवार को प्राप्त होगा. 


5 . 


विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक 
जीवन निर्वाह अनुदान. 


लागू नहीं होता. 


6. 


विस्थापित कुटुबों के लिए परिवहन खर्च 


लागू नहीं होता. 


7 . 


पशु बाड़ा/ छोटु दुकान खर्च 


लागू नहीं होता. 


8 . 


कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक 
बार अनुदान . 


लागू नहीं होता. 


9 . 


मछली पकड़ने का अधिकार 


लागू नहीं होता. 


10 . 


एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता 


लागू नहीं होता. 


11. 


स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस 


लागू नहीं होता . 


02. 


तद्नुसार आज दिनांक 09-2018 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अय्याज तंबोली, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी 2019 


23 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला - मुंगेली ( छ.ग. ) 


मुंगेली, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 


क्रमांक / अधीक्षक / 2018/7265. - छत्तीसगढ़ शासन सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो अनुक्रमांक-4 के नियम -8 एवं छत्तीसगढ़ शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2/1999 /1/4 दिनांक 30-03-1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डोमन 
सिंह कलेक्टर , जिला- मुंगेली ( छ.ग. ) वर्ष 2019 हेतु मुंगेली जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों/दिनों के समक्ष अंकित पर्व/त्यौहार के लिये 
स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं 


क्रमांक पर्व/ त्यौहार का नाम 


तिथि / माह 


दिन 


रिमार्क 


1 . 


2 . 


गणेश चतुर्थी 
महानवमी ( दशहरा ) 
दीपावली का दूसरा दिन 
( गोवर्धन पूजा ) 


02 सितम्बर 2019 
07 अक्टूबर 2019 
28 अक्टूबर 2019 


सोमवार 
सोमवार 
सोमवार 


सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 
सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 
सम्पूर्ण मुंगेली जिले के लिये 


3 . 


डोमन सिंह , 
कलेक्टर. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 7th December 2018 


No. 1288/Confd1./ 2018 /II- 3-1 /2018. — The following Civil Judges Class -II as mentioned in Column No. (2 ) 
of the table below , are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3 ) to the place shown in 
Column No. (4 ) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in 
Column No. ( 6 ) fromthe date they assume charge of their office(s ) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Sl. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Revenue 
District 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


1 . 


Surajpur 


Keshkal 


Kondagaon 


Civil Judge Class - II 


Shri Puneet Ram Gurupanch , 
I Addl. Judge to the Court of 
I Civil Judge Class -II. 


2 . 


Bilaspur 


Surajpur 


Shri Umesh Kumar Bhagwatkar, 
VIII Civil Judge Class - II . 


Surajpur 


I Addl. Judge to the 
Court of I Civil Judge 
Class- II . 


Note : - The Registry order /Endt. No. 1280 / 1281 / Confdl./ 2018 /II- 3-1 /2018 dated 06-12-2018 , so far it relates to 

transfer of Shri Umesh Kumar Bhagwatkar, VIII Civil Judge Class- II , Bilaspur as Civil Judge Class -II, 
Keshkal, is hereby , cancelled . 


24 


ESTİNYE 1993 , farigh 11 i 2019 


[ T 1 


Bilaspur, the 7th December 2018 


No. 1290 /Confdl./2018 /II -3-14 /2000. — On the application of Ku. Sweta , Member of Lower Judicial Ser 
vice , presently posted as II Civil Judge Class -I, Bastar (Jagdalpur), she is hereby , permitted to change her name as 
" Smt. Sweta Upadhyaya Gaur” in place of “ Ku. Sweta " and to incorporate the name of her husband Shri Neeraj Gaur 


< 


in her Service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records. 


Bilaspur, the 14th December 2018 


No. 1300/ Confdl./2018 / II- 3-14 /2000. — On the application of Ku. Anita Koshima, Member of Lower 
Judicial Service , presently posted as Secretary, District Legal Services Authority , Ambikapur, she is hereby , permit 
ted to change her name as “ Smt. Anita Koshima Rawte” in place of “ Ku. Anita Koshima” and to incorporate the 
name of her husband Shri Mukesh Rawte in her Service records. It is directed that necessary changes be affected in 
all her records. 


Bilaspur, the 21st December 2018 


No. 1330 / Confd1./2018 / II- 3-14 /2000. — On the application of Ku . Gayatri Bai, Member of Lower Judicial 
Service , presently posted as IV Civil Judge Class- II , Ambikapur, she is hereby, permitted to change her name 
“ Ku . Gayatri Sai ” in place of “ Ku . Gayatri Bai ” . It is directed that necessary changes be affected in all her records. 


as 


By t order of Hon ble the Chief Justice , 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


